शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 36 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 6 सितम्बर 2019 - भाद्रपद 15, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.— ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक -2. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जीवन किशोर ध्रुव, भा.प्र.से. ( 2011 ), अपर कलेक्टर, कबीरधाम को 
अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद के पद पदस्थ करता है. 


2 . 


श्री ऋतुराज रघुवंशी, भा.प्र.से. ( 2014 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को अस्थायी रूप से आगामी आदेश 
पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम , भिलाई के पद पर पदस्थ करता है. 


661 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


662 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक - 2.- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राहुल देव, भा.प्र.से. ( 2016 ), सहायक कलेक्टर, जांजगीर- चांपा एवं 
अनुविभागीय दण्डाधिकारी, चांपा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, नगर पालिक निगम , कोरबा के पद पर पदस्थ करता है . 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2019 


क्रमांक ई 1-01/ 2019/ एक - 2.- राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बिपिन मांझी, भा.प्र.से. ( 2009 ) , संचालक, ग्रामोद्योग तथा अतिरिक्त 
प्रभार प्रबंध संचालक , हस्तशिल्प विकास बोर्ड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ प्रबंध संचालक , छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी, वित्त एवं 
विकास निगम तथा वक्फ सर्वे आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

कमलप्रीत सिंह , सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 अगस्त 2019 


क्रमांक एफ 20-70/ 2004/ 11/ 6. – मंत्रि - परिषद् आदेश दिनांक 21-01-2019 द्वारा राज्य सरकार के शासकीय विभागों को दिनांक 
01-10-2019 जेम के स्थान पर राज्य के पोर्टल से ही खरीदी करने का निर्देश दिया गया है, तथा सी.एस.आई.डी.सी. को छत्तीसगढ़ शासन 
भण्डार क्रय नियम 2002 के परिशिष्ट -1 की वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध का निर्देश दिया गया है. 


2 . 


मंत्रि - परिषद् के उक्त आदेश के पालन में उक्त नियम के परिशिष्ट -1 में नवीन वस्तुओं को शामिल करने के प्रकरणों का परीक्षण करने 
के लिए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन करता है : 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


सदस्य 


संचालक, उद्योग 
संबंधित विभागाध्यक्ष 
प्रबंध संचालक , सी.एस.आई.डी.सी. 
कार्यपालन संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. 


3. 


सदस्य 
सदस्य सचिव 


4 . 


, 


3 . उक्त समिति प्रश्नाधीन वस्तु की गत 3 वर्षों में खपत ( मात्रा एवं मूल्य दोनों ), चयनित सामग्री के स्पेशिफिकेशन तथा चयनित सामग्री 
का क्रय आगामी वर्षों में होने की संभावना के आधार पर उसके उक्त परिशिष्ट-1 में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा करेगी . इस अनुशंसा के आधार 
पर संबंधित विभागाध्यक्ष उक्त चयनित सामग्री को छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के परिशिष्ट-1 में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव 
अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को प्रेषित करेगा. 


4 . 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग इस तरह से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर चयनित सामग्री को उक्त परिशिष्ट -1 में जोड़ने के लिये मंत्रि 
परिषद् आदेश दिनांक 09 मार्च, 2010 अनुसार विभागीय मंत्रीजी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही करेगा . 


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

व्ही . के . छबलानी, विशेष सचिव . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


663 


जनसम्पर्क विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर 


नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 19 अगस्त 2019 


क्रमांक एफ 01-01/2019/ चौबीस. - राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार मीडिया प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2019 के 
नियम 5 अनुसार राज्य स्तरीय एवं संभाग स्तरीय अधिमान्यता समितियों का निम्नानुसार गठित करता है : 


राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री शिव दुबे, संपादक , दैनिक भास्कर, रायपुर 
श्री संजीव वर्मा, स्थानीय संपादक , अमृत संदेश , रायपुर 
श्री राजेश जोशी, संपादक , नवभारत , रायपुर 
श्री आलोक मिश्रा, संपादक , नई दुनिया, रायपुर 
श्री राजेश लाहोटी, संपादक , पत्रिका, रायपुर 
श्री नथमल शर्मा, संपादक , ईवनिंग टाईम्स , बिलासपुर 
श्री सुरेश महापात्र, प्रधान संपादक , दैनिक बस्तर, इम्पैक्ट, दंतेवाड़ा 
श्री प्रकाश जैन , ब्यूरो प्रमुख, देशबंधु, दुर्ग 
श्री प्रकाशचंद्र होता, सीनियर एडिटर , ईटीव्ही म.प्र.-छ.ग., रायपुर 
श्री ब्रम्हवीर सिंह, संपादक , आईएनएच , रायपुर 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


संभागीय अधिमान्यता समिति , रायपुर 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री नवाब फाजिल , उप संपादक , दैनिक भास्कर , रायपुर 
सुश्री रश्मि ड्रोलिया, विशेष संवाददाता , टाईम्स ऑफ इंडिया, रायपुर 
श्री राजकुमार सोनी, संपादक , अपना मोर्चा डॉट काम वेब पोर्टल, रायपुर 
श्री गोकुल सोनी, फोटोग्राफर, नवभारत, रायपुर 
श्री विजय मिश्रा, संवाददाता, अग्रदूत , रायपुर 
श्री आनंद साहू, ब्यूरो प्रमुख, नई दुनिया, महासमुन्द 
श्री अब्दुल रज्जाक , ब्यूरोचीफ , पत्रिका, धमतरी 
श्री मनोज सिंह, संपादक , स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर 
श्री फारूख मेमन, संवाददाता, आईबीसी -24, गरियाबंद 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


संभागीय अधिमान्यता समिति, बिलासपुर 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री अशोक शर्मा, संपादक , देशबंधु , बिलासपुर 
डॉ. सुनील गुप्ता, समाचार संपादक , नई दुनिया, बिलासपुर 
श्री विपुल गुप्ता , संपादक , दैनिक भास्कर, बिलासपुर 
श्री हर्ष पाण्डेय, संपादक , नवभारत , बिलासपुर 
श्री वरूण श्रीवास्तव, स्थानीय संपादक , पत्रिका, बिलासपुर 
श्री विजय केडिया, संवाददाता, पीटीआई, रायगढ़ 
श्री प्रेमचन्द जैन , संपादक , कोरबा- बाल्को टाईम्स, कोरबा 
श्री प्रशान्त सिंह , संवाददाता, सहारा समय , म.प्र.-छ.ग., जांजगीर- चांपा 
श्री मनोज सिंह, वरिष्ठ संवाददाता, आईबीसी -24, बिलासपुर 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


664 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


संभागीय अधिमान्यता समिति, दुर्ग 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री टी. सूर्याराव, उप संपादक , नई दुनिया, भिलाई 
श्री नितिन त्रिपाठी, स्थानीय संपादक , पत्रिका, दुर्ग 
श्री अतुल अग्रवाल, ब्यूरो प्रमुख, दैनिक भास्कर , दुर्ग 
श्री हरबंसलाल अरोरा, ब्यूरो प्रमुख , नवभारत, बालोद 
श्री आलोक तिवारी , ब्यूरोचीफ, हरिभूमि , दुर्ग 
श्री शशांक तिवारी, सह - संपादक , सवेरा संकेत , राजनांदगांव 
श्री अविनाश ठाकुर , ब्यूरो प्रमुख अमृत संदेश, कवर्धा 
श्री मिथलेश ठाकुर, संवाददाता , ईटीव्ही म.प्र.-छ.ग., दुर्ग 
श्री हितेश शर्मा, संवाददाता , जी न्यूज , म.प्र.-छ.ग., 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


दुर्ग 


संभागीय अधिमान्यता समिति, सरगुजा 


1 . 


2 . 


3. 


4 . 


5 . 


श्री उपेन्द्र दुबे, ब्यूरो प्रमुख, अम्बिकावाणी, सूरजपुर 
श्री अरूण सिंह, ब्यूरो प्रमुख , हरिभूमि , अम्बिकापुर 
श्री योगेश मिश्रा, ब्यूरो प्रमुख , दैनिक भास्कर, अंबिकापुर 
श्री सुधीर पाण्डेय, ब्यूरो प्रमुख , नवभारत, अम्बिकापुर 
श्री विजय त्रिपाठी, प्रधान संपादक, दैनिक जशपुरांचल , जशपुर 
श्री अशोक सिंह , ब्यूरो प्रमुख, नई दुनिया, बैकुण्ठपुर , कोरिया 
श्री रमेश शर्मा, संवाददाता , यूएनआई, पत्थलगांव 
श्री अमितेष पाण्डेय , संवाददाता, न्यूज 18 , अम्बिकापुर 
श्री अभिषेक सोनी, संवाददाता, आईबीसी -24, अम्बिकापुर 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


संभागीय अधिमान्यता समिति , बस्तर 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्री पवन दुबे, प्रधन संपादक , चैनल इंडिया, जगदलपुर 
श्री वीरेन्द्र मिश्रा, स्थानीय संपादक , पत्रिका, जगदलपुर 
श्री मनीष गुप्ता, ब्यूरोचीफ , नवभारत, जगदलपुर 
श्री सुरेश रावल, ब्यूरो प्रमुख हरिभूमि, जगदलपुर 
श्री शैलेन्द्र ठाकुर, ब्यूरो प्रमुख दैनिक भास्कर, दंतेवाड़ा 
श्री टिंकेश्वर तिवारी, ब्यूरो प्रमुख, दण्डकारण्य समाचार, कांकेर 
श्री राजेन्द्र तिवारी , संपादक , हाईवे चैनल, जगदलपुर 
श्री नरेश मिश्रा विशेष संवाददाता, आईबीसी-24, जगदलपुर 
श्री बप्पी राय, संवाददाता , जी म.प्र.-छ.ग. , दंतेवाड़ा 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 5 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 04-04 / 2019/ चौबीस. - विभागीय आदेश क्रमांक एफ 04-02/2013/ चौबीस, दिनांक 26 अगस्त 2013 द्वारा प्रदेश के 
वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को सम्मान निधि योजना के माध्यम से सम्मान निधि दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना 
नियम, 2013 अधिसूचित किया गया है. 


2 . 


राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना नियम, 2013 के निम्नलिखित नियमों में संशोधन कर 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


665 


.. 


निम्नानुसार संशोधित नियम प्रतिस्थापित करता है 
नियम 4. ( एक ) 

सम्मान निधि की राशि रुपये 10,000 / - प्रतिमाह होगी. 


नियम 5 . 


.. 


सम्मान निधि की अवधि : सम्मान - निधि राशि स्वीकृति के दिनांक से वरिष्ठ मीडिया कर्मी को जीवन पर्यन्त 
दी जायेगी. 


नियम 7. ( क ) 


सम्मान निधि ऐसे पूर्णकालिक अधिमान्य मीडिया कर्मी को प्रदान की जायेगी जो किसी समाचार प्रिन्ट या 
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हों और सम्मान निधि हेतु आवेदन 
करने की तिथि पर आवेदनकर्ता की आयु 60 वर्ष हो तथा वह समाचार पत्र - पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
न्यूज चैनल के नियमित नियोजन से वे सेवानिवृत्त हो चुका हो . 


नियम 7. ( घ ) 


एक पत्रकार को प्रतिमाह रुपये दस हजार तक सम्मान - निधि की पात्रता होगी. 


3 . 


आवेदन पत्र प्रारूप विलोपित . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

उमेश कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव . 


नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर दिनांक 5 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 04-04/2019/ चौबीस . – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 05 सितम्बर, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

मिश्रा, संयुक्त सचिव. 


उमेश कुमार 


Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur the 5th September 2019 


No. F 04-04 /2019/ 24. — Chhattisgarh Varishth Media KarmiSamman Nidhi Niyam 2013 was notified through 
departmental order No. F -04-02 / 2013/ 24 , dated 26 August 2013 . 


2 . 


State Government here by makes amendments in following rules and substitutes them : 


Rule 4 ( 1 ) 
Rule 5 


Rule 7 (a ) 


The amount of Samman Nidhi Shall be Rupees 10,000 /- per month . 
Duration of Samman Nidhi : Samman Nidhi Shall be provided to the beneficiary through 
out his lifetime from the date of its sanction . 
Samman Nidhi shall be provided to those full time accredited media karmiwho has 
retired from news print or electronic media , has rendered at least 20 years of service as 
regular salaried employee and who has attained the age of 60 years at the time of 
submitting the application for Varishth Media Karmi Samman Nidhi Yojana. 
An eligible media Karmi shall be entitled for receiving Rs 10,000 / - per month as Samman 
Nidhi . 


Rule 7 ( d ) 


3 . 


The Application Proforma deleted . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

UMESH KUMAR MISHRA, Joint Secretary . 


666 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 31 मई 2019 


क्रमांक 38 / अ -82/ 2018-19. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


0.048 


गौरेला 
प.ह.नं. 19 


कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण बिलासपुर कटनी रेल 
विभाग, बिलासपुर ( छ.ग. ). लाईन के कि.मी. 817/13 

गौरेला में एल.सी.बी.के. 
37 के पास रेल्वे अंडर 
ब्रिज निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 


बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2019 


क्रमांक 78/ अ -82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर कोटा 

कोटा 1.812 परियोजना प्रबंधक, ( ए.डी.बी. 

रतनपुर - कोटा - लोरमी 
प.ह.नं. 33 

प्रोजेक्ट ) छ.ग. सड़क विकास मार्ग लम्बाई 50.20 
परियोजना लो.नि.वि. बिलासपुर कि.मी. का उन्नयन एवं 
( छ.ग. ) . 

पुनर्निर्माण कार्य हेतु. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


667 


बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2019 


क्रमांक 79/ अ-82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् 
अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की 
सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


कोटा 


0.060 


चंगोरी 
प.ह.नं. 30 


रतनपुर - कोटा - लोरमी 


परियोजना प्रबंधक , ( ए.डी.बी. ) 
छ.ग. सड़क विकास परियोजना 
लो.नि.वि. बिलासपुर ( छ.ग.) . 


मार्ग लम्बाई 50.20 
कि.मी. का उन्नयन एवं 
पुनर्निर्माण कार्य हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला बलरामपुर - रामानुजगंज, 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , 

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


296 


0.085 


बलरामपुर, दिनांक 2 जुलाई 2019 


297 


0.008 


299 


0.056 


289/1 


0.020 


290/1 


0.061 


290/2 


0.060 


1425/7 


0.105 


क्रमांक / 4248 / अ -82 /2019.- चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


300 


0.004 


301 


0.121 


302 


0.016 


340 


0.056 


341 


0.012 


अनुसूची 


344 


0.052 


72 


0.020 


73 


0.324 


349 


0.136 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बलरामपुर - रामानुजगंज 
( ख ) तहसील - कुसमी 
( ग ) नगर/ ग्राम - बसकेपी, प.ह.नं. 01 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.254 हेक्टेयर 


338 


0.020 


347 


0.128 


250 


0.057 


668 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


251/2 


0.162 


1178/1629 


0.144 


251/1 


0.101 


1169 


0.028 


1301 


0.004 


1171 


0.176 


1302 


0.012 


1369 


0.081 


1278 


0.121 


1371 


0.162 


252 


0.032 


1172 


0.121 


253 


0.020 


1173 


0.004 


255 


0.028 


1370 


0.104 


1300 


0.096 


1373 


0.012 


259/2 


0.008 


1425/8 


0.040 


261/2 


0.024 


1451 


0.036 


263 


0.020 


1452 


0.130 


265/2 


0.061 


1464 


0.224 


265/1 


0.061 


1460 


0.081 


1270/2 


0.026 


1477 


0.280 


1271/2 


0.012 


1478 


0.162 


1270/1 


0.021 


1425/5 


0.121 


1271/1 


0.009 


1372 


0.105 


1270/3 


0.027 


1425/2 


0.240 


1271/3 


0.012 


1425/3 


0.081 


1274/2 


0.141 


339 


0.162 


1274/1 


0.141 


295 


0.004 


1276 


0.081 


305/1 


0.012 


1279 


0.008 


342/2 


0.008 


1280/2 


0.056 


259/1 


0.032 


1280/1 


0.056 


261/1 


0.024 


1282 


0.096 


1284 


0.008 


योग 


93 


6.254 


1286 


0.048 


1425/2 


0.088 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खुटपाली 

व्यपवर्तन योजना ग्राम बसकेपी डिस्ट्रीब्यूटरी ग्राम बसकेपी हेतु . 


1287 


0.020 


1154/1 


0.032 


1174/1 


0.008 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


1175/1 


0.032 


1260/1 


0.012 


1154/2 


0.032 


1174/2 


0.008 


1175/2 


0.032 


बलरामपुर, दिनांक 2 जुलाई 2019 


1260/2 


0.012 


1252 


0.044 


1253 


0.039 


1255 


0.008 


1256 


0.008 


क्रमांक/ 4249 / अ -82 / 2019. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


1257 


0.043 


1258 


0.081 


1255/2 


0.232 


1157 


0.096 


1176 


0.020 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


669 


अनुसूची 


( 1 ) 


( 2 ) 


804 


0.061 


789 


0.008 


810 


0.105 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बलरामपुर - रामानुजगंज 
( ख ) तहसील -कुसमी 
( ग ) नगर / ग्राम - बसकेपी, प.ह.नं. 01 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.782 हेक्टेयर 


806 


0.008 


464 


0.008 


465 


0.008 


466 


0.008 


खसरा नम्बर 


467 


0.040 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


योग 


45 


1.782 


70 


0.162 


350 


0.234 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खुटपाली 

व्यपवर्तन योजना बसकेपी सबमाइनर क्र . 01 ग्राम बसकेपी 
हेतु . 


435 


0.081 


506 


0.008 


507 


0.024 


508 


0.028 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


510 


0.048 


863 


0.081 


488 


0.020 


460 


0.012 


बलरामपुर, दिनांक 2 जुलाई 2019 


744 


0.081 


487 


0.125 


862 


0.097 


811 


0.008 


477 


0.020 


क्रमांक /4250/ अ -82/2019. - चूंकि राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए आवश्यकता है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 
( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 19 के 
अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है 


478 


0.020 


479 


0.008 


499 


0.036 


500 


0.016 


501 


0.020 


503 


0.012 


अनुसूची 


504 


0.008 


505 


0.020 


784 


0.016 


864 


0.048 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- बलरामपुर - रामानुजगंज 
( ख ) तहसील - कुसमी 
( ग ) नगर/ ग्राम - भवानीपुर उर्फ महकेपी, प.ह.नं.01 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.175 हेक्टेयर 


741 


0.065 


509/2 


0.049 


843 


0.008 


778 


0.041 


खसरा नम्बर 


780 


0.020 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


834 


0.008 


( 1 ) 


498 


0.024 


782 


0.012 


38 


0.303 


783 


0.008 


84 


0.168 


788 


0.040 


153 


0.049 


802 


0.008 


129 


0.413 


803 


0.020 


41 


0.008 


670 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


42 


0.024 


8/2 


0.202 


43 


0.057 


8/8 


0.224 


11 


0.008 


173 


0.242 


योग 


54 


5.175 


89/40 


0.040 


89/65 


0.144 


170 


0.121 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - खुटपाली 

व्यपवर्तन योजना चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूटरी ग्राम भवानीपुर उर्फ 
महकेपी हेतु . 


76 


0.113 


85 


0.101 


94 


0.226 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


79 


0.081 


104 


0.016 


108 


0.008 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संजीव कुमार झा , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


109 


0.028 


115 


0.145 


105 


0.020 


107 


0.105 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला धमतरी , छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


117 


0.020 


130 


0.020 


157 


0.020 


158 


0.040 


धमतरी, दिनांक 27 जून 2019 


159 


0.072 


124 


0.041 


161 


0.081 


162 


0.008 


125/1 


0.121 


174/1 


0.020 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/ अ-82/2017-18. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जावेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


125/2 


0.162 


174/2 


0.020 


164 


0.112 


167 


0.061 


168 


0.128 


अनुसूची 


169 


0.008 


172 


0.057 


155 


0.008 


89/7 


0.162 


89/27 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- धमतरी 
( ख ) तहसील - कुरूद 
( ग ) नगर/ ग्राम - भखारा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -2.34 हेक्टेयर 


0.232 


89/14 


0.040 


89/15 


0.081 


89/22 


0.222 


89/13 


0.121 


खसरा नम्बर 


92/22 


0.121 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


95 


0.040 


( 1 ) 


96 


0.008 


97 


0.020 


1631 


0.16 


89/16 


0.202 


1647 


0.14 


89/53 


0.081 


1648 


0.09 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


671 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1649 


0.12 


21/1 


0.010 


1650 


0.15 


24 


0.50 


1654/3 


0.04 


25 


0.21 


1655 


0.42 


26/1 


0.08 


1675 


0.08 


26/2 


0.01 


1676 


0.02 


27/1 


0.11 


1677 


0.11 


27/2 


0.09 


1678 


0.17 


1679 


0.01 


28/1 


0.07 


1679/1976 


0.13 


28/2 


0.04 


1693/2 


0.21 


29/1 


0.09 


1693/4 


0.11 


29/2 


0.04 


1693/3 


0.38 


32 


0.01 


44 


0.09 


योग 


16 


2.34 


47 


0.12 


48 


0.29 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भखारा बायपास 

मार्ग निर्माण हेतु भू - अर्जन ग्राम - भखारा हेतु. 


50 


0.08 


51 


0.18 


52 


0.14 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कुरूद, जिला- धमतरी के कार्यालय में किया जा 
सकता है . 


53 


0.03 


82/1 


0.24 


84 


0.10 


धमतरी, दिनांक 27 जून 2019 


372/2 


0.08 


371 


0.07 


370 


0.04 


354 


0.03 


356 


0.05 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 29 / अ -82/ 2017-18. - चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जावेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


357 


0.06 


358 


0.02 


359 


0.03 


360 


0.24 


333/1 


0.65 


अनुसूची 


80 


0.07 


योग 


33 


4.10 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - धमतरी 
( ख ) तहसील - कुरूद 
( ग ) नगर/ ग्राम - सिहाद 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -4.10 हेक्टेयर 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - भखारा बायपास 

मार्गनिर्माण हेतु भू - अर्जन ग्राम -सिहाद हेतु. 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कुरूद , जिला - धमतरी के कार्यालय में किया जा 
सकता है. 


( 1 ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रजत बंसल , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


20 


0.14 


672 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिलासपुर 


बिलासपुर , दिनांक 3 जुलाई 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये 


क्रमांक/ क/1608/ भू - अर्जन / अ.वि.अ. / 2019.- भूमि - अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् : 


तहसील 


ग्राम/ नगर 


जिला 
( 1 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


बिलासपुर 


कोटा 


छतौना 


10.33/ 4.182 


छतौना जलाशय योजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र एवं 
नहर निर्माण हेतु . 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 07-08-2019 को ( समय ) 
11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, छतौना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है 


( एक ) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


छतौना जलाशय योजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र एवं नहर 
निर्माण हेतु . 


( दो ) 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


65 


( तीन ) 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


( चार ) 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


निरंक 


( पांच ) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 

परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


( छ :) 


क्या प्रस्तावित अर्जन 

न्यूनतम 


है ? 


हां 


( सात ) 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


हां - उल्लेखित भूमि पर छतौना जलाशय योजना के 
अन्तर्गत डूबान क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित है. 


( आठ ) परियोजना की कुल लागत 


200.00 लाख 


( नौ ) 


परियोजना से होने वाले लाभ 


( दस ) 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 
2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय - समय पर छ.ग. 
शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया 
जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक 
व्यय जो भी अधिक हो . 


( ग्यारह ) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि / समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


673 


बिलासपुर, दिनांक 4 जुलाई 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये ) 


क्रमांक/ क/1594/ भू - अर्जन / अ.वि.अ./ 2019. - भूमि - अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् 


ग्राम/ नगर 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


लोक प्रयोजन का विवरण 

( 5 ) 


( 3 ) 


बिलासपुर 


कोटा 


लमरीडबरी 


0.495 


नगोई - नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल 
एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु . 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक ) 08-08-2019 को 
( समय ) 11.00 बजे ( स्थान ) ग्राम पंचायत भवन , नंगोई पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है : 


( एक ) 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


नगोई - नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल 
एवं पहुंच मार्गनिर्माण कार्य हेतु . 


( दो ) 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


19 


( तीन ) 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


निरंक 


( चार ) 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


निरंक 


( पांच ) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 

परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


( छ :) 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 


( सात ) 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


हां - अरपा नदी पर उच्चस्तरीय उल्लेखित भूमि पर पहुंच 
मार्ग प्रस्तावित है . 


( आठ ) परियोजना की कुल लागत 


978.83 लाख 


( नौ ) 


परियोजना से होने वाले लाभ 


( दस ) 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 
2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय - समय पर छ.ग. 
शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया 
जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक 
व्यय जो भी अधिक हो . 


( ग्यारह ) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


674 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 4 जुलाई 2019 


प्रारूप - एक 
( नियम 11 देखिये ) 


क्रमांक / क/1596 / भू - अर्जन / अ.वि.अ. /2019.- भूमि - अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य 
सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् : 


, 


ग्राम/ नगर 


लोक प्रयोजन का विवरण 


जिला 
( 1 ) 


तहसील 
( 2 ) 


क्षेत्रफल 
( 4 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


बिलासपुर 


कोटा 


नगोई 


1.534 


नगोई - नगपुरा 


मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल 
एवं पहुंच मार्गनिर्माण कार्य हेतु. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक ) 08-08-2019 को 
( समय ) 11.00 बजे ( स्थान ) ग्राम पंचायत भवन, नंगोई पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है 


( एक ) 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 


नगोई - नगपुरा मार्ग में अरपा नदी पर उच्चस्तरीय पुल 
एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. 


( दो ) 


प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


19 


( तीन ) 


अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 


निरंक 


( चार ) 


निरंक 


प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या . 


निरंक 


( पांच ) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य 

परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


( छ :) 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


हां 


( सात ) 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


हां - अरपा नदी पर उच्च स्तरीय उल्लेखित भूमि पर पहुंच 
मार्ग प्रस्तावित है . 


( आठ ) परियोजना की कुल लागत 


978.83 लाख 


( नौ ) 


परियोजना से होने वाले लाभ 


( दस ) 


प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये 
उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय . 


उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 
2013 द्वारा दर्शायी गई तथा समय - समय पर छ.ग. 
शासन द्वारा बताया गया उपाय का अनुपालन किया 
जावेगा तथा सम्भावित व्यय रु. पांच लाख या वास्तविक 
व्यय जो भी अधिक हो . 


( ग्यारह ) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


निरंक 


उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/ सुझाव देना हो , तो विहित तिथि/ समय 
एवं स्थान पर दी जा सकेगी. 


डॉ . एस. के . अलंग , 

कलेक्टर . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


675 


कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर - चांपा छ.ग. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2019 


क्रमांक /13007 / स्थापना/ 2018. - सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो अनुक्रमांक - चार के नियम - आठ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुये वर्ष 2019 के लिये जिला- जांजगीर- चांपा, छ.ग. हेतु नीचे दर्शायी गई तारीखों को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था : 


क्र . 


अवकाश का नाम 


ग्रेगरियन कैलेण्डर के 


सप्ताह के दिन 


राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार 
तिथि ( शक संवत ) 


अनुसार तारीख 


1 . 


2 . 


हरेली 
गणेश चतुर्थी 
दीपावली का दूसरा दिन 


01 अगस्त 
02 सितम्बर 
28 अक्टूबर 


श्रावण 10 , 1941 
भाद्रपद 11 , 1941 
कार्तिक 06, 1941 


गुरूवार 
सोमवार 
सोमवार 


3. 


2 . 


इस जिले के लिए घोषित स्थानीय अवकाश को छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल 
नगर , रायपुर के पत्र क्रमांक/ एफ 1-7 / 2009/ 1/5/1825 नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक 06-07-2019 राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 
मनाये जाने वाले 1. भक्त माता कर्मा जयंती 2. हरेली एवं 3. हरितालिका “तीज ” पर्व के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के 
फलस्वरूप सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो अनुक्रमांक - चार के नियम - आठ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जनक प्रसाद पाठक , 
कलेक्टर जिला जांजगीर- चांपा वर्ष 2019 के लिये जिला जांजगीर - चांपा, छ.ग. हेतु नीचेदर्शायी गई तारीखों को स्थानीय अवकाश घोषित करता 
हूं 


क्र . 


अवकाश का नाम 


ग्रेगरियन कैलेण्डर के 


राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार 
तिथि ( शक संवत ) 


सप्ताह के दिन 


अनुसार तारीख 


1 . 


2 . 


सर्व पितृमोक्ष 
दशहरा ( महानवमी ) 
दीपावली का दूसरा दिन 


28 सितम्बर 2019 
07 अक्टूबर 2019 
28 अक्टूबर 


आश्विन 06, 1941 
आश्विन 15 , 1941 
कार्तिक 06 , 1941 


शनिवार 
सोमवार 
सोमवार 


3 . 


यह अवकाश कोषालय/ उपकोषालय एवं बैंकों के लिये लागू नहीं होगा . 


जनक प्रसाद पाठक , 

कलेक्टर. 


संचालनालय कृषि विभाग छ.ग. रायपुर 


रायपुर , दिनांक 1 दिसम्बर 2018 


क्रमांक गन्ना / क्षेत्र आरक्षण/ 2018-19/108. - मैं अमरनाथ प्रसाद, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल , 
सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. पण्डरिया जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 
16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना , गन्ना पेराई वर्ष 2018-19 के लिये 
आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा . आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार केन्द्र पर शक्कर 
कारखाना द्वारा क्रयकिया जावेगा : 


क्र . 


क्रय केन्द्र का नाम 


विकासखण्ड 


ग्रामों की संख्या 


गन्ना क्षेत्र एकड़ 


1 . 


कारखाना द्वार 


200 


12891.292 


पण्डरिया 
मुंगेली 
लोरमी 


12 


39.47 


28 


134.80 


योग 


240 


32403.143 


अमरनाथ प्रसाद, 
गन्ना आयुक्त . 


676 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


पेराई सत्र 2018-19 हेतु लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर 

कारखाना के कार्यक्षेत्र मे उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण 
विकासखण्ड - पण्डरिया , जिला - कबीरधाम ( छ.ग. ) 
कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामवार सत्र 2018-19 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


कुल गन्ना 
क्षेत्रफल हेक्ट. में 


कुल गन्ना 


क्षेत्रफल एकड़ में 


विशेष 


1 


54 


72.303 


28.921 
21.817 


2 


401 


54.543 


68 


57.094 


142.735 


290 


176.999 


442.498 


5 


84 


88.032 


220.080 


6 


101 


21.371 


53.428 


128 


62.240 


155.6001 


8 


16 


10.528 


26.320 


9 


66 


99.0001 


160 


269.205 


11 


142 


179.275 


101 


26.0601 


13 


1 सांवतपुर 

बाघामुड़ा 
3 सैगोनाडीह 
4 किशुनगढ़ 

दलपुरूवा 

बोधीपारा 
7 प्रेड्रीखुर्द 
8 डोमनपुर 

सिरमाडबरी 
10 मोहतराखुर्द 

रमतला 
12 झिरियाखुर्द 

सारूपारा 
14 गौरकापा 
15 कांपादह 
16 अमलडिहा 
17 सोमनापुर नया 
18 करपी कला 
19 भरेवापारा 
20 भद्राली 
21 | दुल्लापुर बजार 
22 घुटरकुंडी 
23 बरेझापारा 
24 बिझौरी 
25 खैरझिटी ( पुराना) 
26 भगतपुर ( राम्हेपुर ) 


58.118 


10 
26 
226 


63.375 


295.700 


22 


35.125 


96 


111.225 


39.6000 
107.682 
71.710 
10.424 
23.247 
25.350 
118.280 
14.050 
44.490 
11.880 
49.5301 
44.8301 
53.100 
56.110 
18.240 

8.8600 
54.544 
81.521 


29 


29.700 


79 


123.825 


51 


112.075 


93 


132.750 


140.275 


108 
27 


45.600 


6 


22.150 


136.360 


62 
73 


203.803 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


677 


कुल गन्ना 


कुल गन्ना 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


विशेष 


क्षेत्रफल हेक्टमें 


क्षेत्रफल एकड़ में 


119 


91.521 


228.803 


34 


66.024 


165.060 


21 


38.623 


96.558 


71 


75.3000 


188.2500 


36 


26.024 


65.060 


32 


1 


2.093 


6 


0.837 

4.093 
35.133 


10.233 


26 


87.833 


23 


36.367 


90.918 


36 


5 


2.082 


5.205 


37 


3 


1.4001 


27 भगतपुर 
28 गांगपुर 
29 |बिजईटोला 
30 

बिनौरी 
31 घोघरा कला 

मुरकी 
33 करपी गोड़ान 
34 बिरमपुर 
35 लिम्हईपुर 

देवसरा 

बकेला 
38 गौरकापा 

चारभाटा कला 
40 चारभाटा खुर्द 
41 मुनमुना 
42 कड़मा 

कामठी 
44 सराईपतेरा 
45 नवागांव कला 
46 डोंगरीया कला 
47 दशरंगपुर 
48 मुनगाडीह 
49 सेनहाभाटा 


110.493 


39 


271.475 


63 
112 
149 
37 


417.038 


54.2200 


4 


7.280 


43 


2 


7.3601 


0.5601 
44.197 
108.590 
166.815 
21.688 

2.912 
2.944 
59.7600 
92.156 
300.232 
107.160 

2.548 
45.312 
21.520 


75 


149.400 


25 


230.390 


275 


750.5801 


174 


267.9001 


2 


6.370 


85 


113.280 


50 


महका 


32 


53.800 


15 


21.193 


52.983 


51 भुवालपुर 
52 |बिजाभाटा 
53 डबरी 


101 


15.968 


61 


124.018/ 


54 


बघर्रा 


41 


6.387 
49.607 
23.985 
34.953 
22.731 


59.963 


39 


87.383 


55 भईसबोड़ 
56 नवागांव मुसउ 


63 


56.828 


678 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


कुल गन्ना 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


कुल गन्ना 
क्षेत्रफल हेक्ट.में 


क्षेत्रफल एकड़ में 


विशेष 


35 


22.666 


56.666 


58 


45 


74.675 


29.870 
23.299 


58.248 


71 
97 


60 


53.334 


133.335 


61 


85 


38.703 


96.758 


58 


33.282 


83.205 


63 


338 


323.273 


808.183 


57 रेगाबोड 

दुल्लापुर 
59 बनियाकुबा 

सुरजपुरा 

महली 
62 केसलमरा 

रूसे 
64 अंधियारखोर 
65 केसली गोड़न 

सगौना 
67 रैतापारा 
68 चरखुराकला 
69 सण्डी 
70 बिरकोना 


227 


166.196 


415.490 


41 


22.753 


56.883 


66 


13 


8.988 


22.470 


733.455 


231 
295 


543.5500 


151.733 


64 
31 


45.380 


8 


22.120 


71 रहमानकापा 
72 झिरिया कला 


501 


59.020 


73 


बुचीपारा 


46.460 


41 
22 


23.9100 


50 


75.9301 


76 


39 


60.410 


293.382 
217.420 
60.693 
18.152 

8.848 
23.608 
18.584 

9.564 
30.372 
24.164 
17.072 
14.308 

2.336 
67.572 
100.384 
129.5601 
186.964 
143.308 
176.744 
148.608 


18 


42.6800 


78 


26 


35.7700 


6 


74 नवागांव टिकैत 
75 पुतकीखुर्द 

दलपी 
77 नरसिंहपुर 

उदका 
79 सरईसेत 
80 लालपुरखुर्द 
81 लालपुर पण्डरिया 

प्रतापुर 
83 जंगलपुर 
84 कारीमाटी 
85 मोहतराकला 

कंझेटा 


5.840 


82 


168.9301 


125 


250.9601 


82 


129 


323.900 


467.4100 


207 
148 
204 


358.2701 


441.8601 
371.5200 


86 


138 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


679 


कुल गन्ना 


कुल गन्ना 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


विशेष 


क्षेत्रफल हेक्ट में 


क्षेत्रफल एकड़ में 


1701 


464.6800 


88 


501 


151.050 


78 


169.2800 


185.872 
60.420 
67.712 
51.796 
92.764 
63.107 


53 


129.490 


65 


231.910 


37 


157.768 


93 


39 


28.848 


72.120 


235 


126.152 


315.3800 


186.3201 


81 
58 


96 


142.300 


28 


86.380 


79 


141.7301 


99 


13 


13.3401 


25 


87.818 


361.630 


87 कोलेगांव 

कंझेटी 
89 पथरी 
90 बसनी 
91 भटरूसें 
92 सोमनापुर 

मोतेसरा 
94 सौहामालगी 
95 कोयलारीकला 

आमादाह 
97 बंसापुर 
98 प्राणखैरा 

पंचधार 
100 गोबर्रा 
101 कुंवामालगी 
102 कोदवाकला 
103 निंगापुर 
104 खगेश नवागांव 
105 | बम्हईपुर 
106 |बिपतपुर 
107 | जैतपुरी 
108 पवरजली 
109 महुवामड़वा 

पटुवा 
111 रेहुटाकला 
112 अमलीमालगी 

सेमरकोना 
114 | सुरजपुराखुर्द 
115 | खलटुकरी 
116 | बोड़तराखुर्द 


204 
50 


187.575 


61 


74.528 
56.920 
34.552 
56.692 

5.336 
35.127 
144.652 
75.030 
44.052 
12.200 

2.000 
0.832 
7.089 
3.416 
36.150 
22.560 
69.866 


110.1301 


11 


30.500 


1 


5.000 


2 


2.0801 


5 


17.723 


5 


8.540 


25 


90.375 


110 


19 


56.4001 


54 


174.665 


101 


139.795 


113 


39 


55.918 
38.480 
21.808 


96.200 


46 


54.520 


63 
121 


67.033 
137.260 


167.583 
343.150 


680 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


कुल गन्ना 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


कुल गन्ना 
क्षेत्रफल हेक्ट.में 


विशेष 


क्षेत्रफल एकड़ में 


401 


32.070 


80.175 


53 


40.4500 


101.125 


161 


98.420 


246.050 


901 


53.2900 


133.225 


121 


74 


126.475 


68 


136.750 


123 


58 


178.9300 


50.590 
54.700 
71.572 
7.640 

4.000 
14.400 


12 


19.100 


7 


10.000 


17 


36.0000 


42 


36.208 


90.5201 


19 


13.280 


33.200 


9 


13.050 


15 


46.175 


19 


59.3001 


117 |पिपरखुटी 
118 | पड़कीकला 
119 धोबघट्टी 
120 खरहट्टा 

छीतापार 
122 | बेलमुड़ा 

लोखान 
124 | देवगडिहा 
125 भरेवापुरन 
126 कलमपुर 
127 सुकलीगांविंद 
128 गिरधारीकांपा 
129 अतरिया 
130 टाटाकासा 
131 दुल्लीपार 
132 माकरी 
133 खुटा 
134 ढोलाकापा 
135 घोरपेंड्री 
136 कुण्डा 
137 डोंगरियाखुर्द 
138 | मैनपुरा 
139 अलीपुर 
140 मोतिमपुर 
141 मंझोली 
142 | देवपुरा 
143 | कुबाखुर्द 
144 डोमसरा 
145 नवागांवहटहा 
146 रेहुटाखुर्द 


119 


311.6100 


15 


38.300 


15 


21.060 


43 
172 


103.710 
636.5001 


2 


8.0000 


5.2201 
18.470 
23.720 
124.644 
15.320 

8.424 
41.484 
254.6001 

3.2001 
50.1601 
18.2000 
57.170 
171.360 
46.652 
42.288 
116.1100 

47.290 
60.236 


701 


125.400 


14 


45.500 


21 


142.925 


428.400 


190 
72 


116.630 


41 


105.720 


290.275 


54 
82 


118.225 


83 


150.590 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


681 


कुल गन्ना 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


कुल गन्ना 
क्षेत्रफल हेक्ट में 


क्षेत्रफल एकड़ में 


विशेष 


147 


115 


304.283 


121.713 
87.899 


118 


219.748 


86 


90.058 


225.145 


74 


215.440 


213 


86.176 
238.445 
83.966 


596.113 


88 


209.915 


90 


142.153 


85 


56.861 
97.240 
85.7601 


243.100 


85 


. 


214.400 


25 


21.989 


54.973 


30 


31.292 


78.230 


501 


41.566 


103.915 


39 


28.759 


71.898 


85 


60.048 


150.120 


36.250 


लडुवा 
148 रोहरा 
149 लाइंगपुर 
150 बिसेसरा 
151 परसवारा 
152 पुतकीकला 
153 पेन्ड्रीकला 
154 

हथमुडी 
155 | रापा 
156 गुंझेटा 
157 खमहरिया 
158 अखरा 
159 केशलीखुर्द 
160 

धनेली 
161 | कोड़ाडबरी 
162 | पीपरमाटी 
163 लालपुर कुंई 
164 

कुई 
165 पटौहा 
166 लोखान 
167 खाम्ही 
168 सेमरहा 
169 अमेरा 
170 लखनपुर 
171 कोयलारीकापा 
172 | कुम्ही 
173 | मजनुकापा 
174 नवागांवगजरी 
175 खैरवारकला 
176 पण्डरिया 


16 
85 
18 


186.500 


14.500 
74.6001 
10.842 
19.807 


27.105 


19 


49.518 


5 


3.002 


7.505 


1 


1.534 


3.835 


101 


6.385 


15.963 


11 


6.483 


16.208 


4 


1.607 


4.018 


1 


0.791 


1.978 


185 


488.725 


263 


581.548 


501 


113.005 


195.4900 
232.619 
45.202 
50.710 
143.309 
135.270 


80 


126.775 


139 


358.273 
338.175 


185 


682 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


कुल गन्ना 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


कुल गन्ना 
क्षेत्रफल हेक्ट.में 


क्षेत्रफल एकड़ 


विशेष 


में 


17 


51.5001 


43 


112.0501 


20.600 
44.8201 
32.040 
23.240 


15 


177 सिंगारपुर 
178 तेंदुवाडीह 
179 पण्डरिया नवापारा 
180 पाढ़ी 
181 रौहा 
182 सोंढ़ा 


80.100 


42 


58.100 


82 


180.050 


125 


308.100 


183 | भगतपुर 


98 


72.0200 
123.2400 
82.210 
84.800 
236.800 


205.525 


101 


212.0000 


184 रूसेकापा 
185 मोहगांव 


308 


592.000 


186 नवापारा पाण्डातराई 


104 


163.470 


408.675 


544 


556.530 


1391.325 


604 


416.000 


1040.000 


76 


122.9101 


49.164 
18.892 


47 


47.230 


22 


37.646 


94.115 


52 


94.5200 


187 पलानसरी 
188 | पाण्डातराई 
189 नानापुरी 
190 खैरझिटी नया 
191 कोड़ापुरी 
192 | नेउरगांव 
193 तोरला नवापारा 
194 | सोनपुरी 
195 बांधा 
196 | पुसेरा 
197 पौनी 
198 |तिलईभाठ 
199 नरोली 


85 


159.610 


30 


50.618 


59 


62.525 


77 


37.808 
63.844 
20.247 
25.010 
51.6800 
105.492 
46.082 

9.050 
11.8900 


133 


129.2000 
263.730 
115.205 


90 


8 


22.625 


19 


29.725 


200 | प्राणकापा 

योग 


15108 


12961.257 


32403.143 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


683 


पेराई सत्र 2018-19 हेतु लौहपुरूष. सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर 

कारखाना के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण 

विकासखण्ड - पण्डरिया , जिला - कबीरधाम ( छ.ग.) 
कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामवार (मुर्गेली ब्लाक ) सत्र 2018-19 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


कुल गन्ना 
क्षेत्रफल हेक्ट में 


विशेष 


क्षेत्रफल एकड़ में 


1 


4.23 


2 
3 


1.692 
2.880 


2 


7.20 


3 


1 


1.364 


3.41 


4 


3 


2.77 


5 


2.86 


सिपाही 
पौनी 
बैहरसरी 
खैरासेतगंगा 

बांकी 
6 सारंगपुर 

केसलीकला 
कोलिहाडीह 

भाठाभुरका 
10 भुरका 

मानपुर 


1 
1 


2.02 


7 


1 


2.81 


8 


2 


1.108 
1.144 
0.808 
1.124 
1.504 
0.820 
1.364 
0.684 
1.296 


3.76 


9 


1 


2.05 


2 


3.41 


11 


1 


1.71 


12 दाबो 


2 


योग 


3.24 
39.470 


20 


15.788 


684 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 1 


पेराई सत्र 2018-19 हेतु लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर 

कारखाना के कार्यक्षेत्र मे उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण 

विकासखण्ड - पण्डरिया , जिला - कबीरधाम ( छ.ग.) 
कुल गन्ना सर्वेक्षण रिपोर्ट ग्रामवार ( लोरमी ब्लाक ) सत्र 2018-19 


कुल गन्ना 


विशेष 


स.क्र . 


ग्राम का नाम 


कुल गन्ना 
कृषक संख्या 


कुल गन्ना 
क्षेत्रफल एकड़ में 


क्षेत्रफल हेक्टमें 


3 


8.32 


1 
2 


3 


7.68 


3 


3.328 
3.072 
1.720 
2.472 
3.944 


4.300 


2 


6.18 


3 


9.861 


8.60 


4 
3 


7.12 


2 


3.440 
2.848 
2.0800 
1.036 
2.520 


5.20 


9 


2.59 


1 


1 


6.300 


1 


1.424 


3.56 


3 


7.14 


1 


2.24 


2.45 


14 


1 
2 


8.52 


गोलहापारा 

घटोली 
3 खैराखुर्द 
4 जुनापानी 
5 लगरा 
6 खपरीकला 
7 डुमरहा 
8 साल्हेघोरी 

फूलझर 
10 हरदी 
11 दुल्लापुर बजार 
12 तेलीखाम्ही 
13 रैतराकला 

बघमार 

बोड़तरा 
16 दाउकापा 
17 पथरी 
18 लघवांटोला 
19 नवलपुर 
20 सिंघनपुरी 
21 चरनीटोला 
22 बिचारपुर 
23 गुरूवाईनडबरी 
24 मोहतरा तेली 
25 मेघापारा 
26 डिडोल 
27 कोसमतरा 
28 सहसपुर 

योग 


सह 


2 


6.97 


1 


-1.87 


1 


0.80 / 


1 


7.64 


1 


1.71 


2.856 
0.896 
0.9801 
3.408 
2.788 
0.748 
0.320 
3.056 
0.684 
3.568 
1.480 
1.080 
0.756 
0.364 
1.200 
1.252 
0.600 
53.920 


2 


8.92 


1 


3.70 


1 


2.700 


1 


1.89 


ܢܙ 


0.91 


1 


3.00 


3.13 


1 
-1 
48 


1.500 
134.800 


11 1 ] 


ESTHUIG 1645 , farlich 6 fuator 2019 


685 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH , BILASPUR 


Bilaspur, the 3rd July 2019 


No. 751 /Confd1./2019 /II- 3-1/ 2019. — The following Senior Civil Judge as specified in Column No. (2 ) of 
the table below , is hereby transferred from the place shown in Column No. (3 ) to the place shown in Column No. ( 4 ) 
in the Revenue Districtmentioned in Column No. (5 ) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6 ) 
from the date he assumes charge of his office : 


TABLE 


From 


Το 


Posted as 


Si. 
No. 
( 1 ) 


Name & presently 

posted as 

( 2 ) 


Revenue 
District 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 . 


Dhamtari 


Pratappur 


Surajpur 


Civil Judge Class -I 


Shri Gerjesh Pratap Singh , 
Secretary, District Legal 
Services Authority . 


In the registry order no . 740/Confdl./2019 dated 02-07-2019 , the transfer/posting of Shri Satish Kumar 
Khakha , Civil Judge Class-II, Pamgarh as Civil Judge Class-I, Pratappur on promotion , mentioned at serial No. 25 , 
is hereby, cancelled and consequently serial No. 26 be read as serial no . 25 . 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


